जिस्ट्री सं . डी . एल . -- 33004/ 95 


___ REGD. NO . D. L. - 33004 / 95 


GH 


WIJ VERMMENT OL 


NIT 


स्पत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागबण 1 
PART 1 - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


: - - .. .. 


स.. 


स . 208 
No. 2087 


INDI 


नई विस्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 1995/ कातिक 30, 1917 
NEW DELHI, TUESDAY , NOVEMBER 21, 1995 /KARTIKA 30 , 1917 


वाणिज्य मंत्रालय 


अधिसूचना 

नईदिल्ली, 20, नवम्बर, 1995 
विषय : संयुक्त राज्य अमेरिका से बिस्फेनोल - ए के आयात 

के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरुआत । 


___ 3. उपरोक्त जांच प्रक्रिया के दौरान यू . एस. ए. के सप्ला 
यर से मूल्य के जो प्रकाशित प्रांकड़े प्राप्त हुए , उन्हें देखने 
से पता चला कि इस उत्पाद का यू.एस.ए. में घरेलू मूल्य 
0 . 87 यू.एस . डालर प्रति पोड ( अप्रेल , 9 3 मार्च 94 ) 
से बढ़कर अप्रैल - मई 1994 के दौरान 1 , 64 यू. एस . डालर 
प्रति पौंड ( लगभग 3600 यू एस डालर प्रति मी . टन ) हो 
गया है । यू. एस .ए. में इस उत्पाद के घरेलू मूल्य में वृद्धि 
होने के बावजूद भारत को हुए सीआईएफ निर्यात मूल्य औसत 
750 य. एस . डालर प्रति मी . टन ( 1993-94) को घटाकर 
अप्रैल -सितम्बर 94 में लगभग 650 यू . एस . डालर प्रति मी . 
टन मी . टन तक कर दिया । निर्यात मूल्य घरेलू मध्य से बहुत 
कम होना प्रथम दृष्टया यह सिद्ध करता है कि यू .एस .ए . के 
निर्यातकों ने बिस्फेनोल- ए की उपिंग की है । 


सं. 37/ एडीडी/ प्राईडब्ल्यू / 95. - - सीमा शुल्क टैरिफ 
( पाटिल वस्तुओं के अभिज्ञान, मूल्यांकन और शुल्क अथवा 
अतिरिक्त शुल्क की वसूली तथा नुकसान निर्धारण ) नियमावली , 
1995 के नियम 7 ( 1 ) के अनुसार रूस और ब्राजील मूल 
के बिम्फोनेल-ए के कथित डंपिंग के अस्तित्व , मात्रा और 
प्रभाव का निर्धारण करने के लिए एक पाटनरोधी जांच दिनांक 
30- 12-94 की अधिसूचना सं . 9/ 11 / 94-एडीडी के जरिए 
शरू की गयी थी । याचिका मैसर्स केसर पेट्रोप्रॉबट्स लि . 
7, नागिन महल , द्वितीय तल, 82-बीर नरीमन रोड , चर्चगेट , 
बंबई - 400020 द्वारा दर्ज की गयी थी । 


2. बिस्फेनोल-ए उत्पाद एक कार्बनिक रमायन हैं और 
हमे फेनोल और एसीटोन में बनाया जाता है । एमका उपयोग 
एपीसी रेजिन के निर्माण में किया जाता है जो पेट उद्योग 
और पॉलीकार्बोनट्स की एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है । 
मीमाशुल्क टैरिफ कोड 29072300 ( हार्मोनाइज्ड सिस्टम ) 
के तहत वर्गीकृत बिस्फोनोल - खले सामान्य लाइसेंस वर्ग 
में प्राता है । 
2810 GI / 95 


___ 4. एक भारतीय एजेंसी द्वारा मंकलित आयात आंकड़ों 
को देखने पर पता चलता है यू . एस ए. से वर्ष 1992- 93 
में आयात 83 मी . टन तेजी से बढ़कर वर्ष 1993- 94 में 
196 मी . टन हो गया और यह मात्रा अप्रैल-सितंबर, 1994 
के छ: महीने की अवधि में 300 मी . टन से अधिक हो गयी । 
वर्ष 1992- 93 में औमत मी आई एफ निर्यात मुल्य 27 . 34 
रु . प्रति कि . ग्रा . म घटकर वर्ष 1993- 94 में 23. 82 
क . प्रति कि . ग्रा और अप्रैल-सितम्बर , 1994 के छ: महीनों 
में 20 . 78 म. प्रति कि . ग्रा . दो गया । अत : रूस और ब्राजील 
से पाटित अायात के साथ- साथ इसने भी भारतीय उद्योग को 


( 1) 


- - 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC . 1 ] 

- - - - - -- - -- 
अपनी बिक्री कीमतें अलाभकारी स्तर पर बनाए रखने के लिए 

alleged dumping of Bisphenol- A originating from Russia and 

Brazil was initiated vide notification No. 9 / 11 / 94 / ADD dated 
बाध्य किया जिसके फलस्वरूप भारी नुकसान हुआ । 

30th December , 1994. The petition was filed by M / R. Kesar 

Petroproducts Ltd . 7, Nagin Mahal 2nd Floor , 82 - Vecr 
5. इस बात के प्रथमदृष्टतया साक्ष्य हैं कि संयुक्त राज्य 

Nariman Road , Churchgate , Bombay -400020 . 
अमेरिका मूल के बिस्फेनोल - ए का आयात पाटित मूल्यों पर हुआ 

2 . The product Bisphenol- A is an organic chemical and 

is manufactured out of Phenol and Acetono. It is used for 
है और रूम तथा प्राजील से हुए पाटिल प्राय त के साथ -साथ the manufacture of Epoxy Resing which is an important in 

put in paint industry and Polycarbonates. Bisphenol - A , 
यह भी भारतीय घरेलू उद्योग को वास्तविक नुकसान पहुंचा 

classified under the Customs tariff code 29072300 (Harmoniz 
रहा है । 

cd system), falls under open general licence category . 

3. During the course of above referred investigation, it 
6. अतः मैं सीमा शुल्क टैरिफ ( डंप की गयी वस्तुओं was observed from the published data indicating the prices 

obtained from the suppliers in USA that the domestic price 
के अभिज्ञान, मूल्यांकन और शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क की 

of the product in USA has increased from USD 0.87 per lb 

(April 1993 to March 1994 ) to USD 1 .64 per Ib (about USD 
वसूली तथा नुकसान निर्धारण ) नियमावली , 1995 के नियम 

3600 per MT ) during April- May 1994. Inspite of increaso 
5 ( 4 ) के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका मूल के बिस्फेनोल- ए in domestic price of the product in USA , the CIF export 

price to India were reduced from an average of USD 750 
के कथित इंपिंग के अस्तित्व , माना और प्रभाव के बारे में 

per MT (1993 - 94 ) to about USD 650 per MT in April - -- 
पाटनरोधी जांच शुरू कर रहा हूं । 

September , 1994. The export price being much lower than 
the domestic price prima facie ostablishes dumping of Big 

phenol- A by USA cxporters . 
7. भारत में इसी प्रकार के समान उत्पाद करने वाले 

4. It is observed from the import statistics compiled by 
घरेलू उद्योग , संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यातकों और भारत 

an Indian agency that the import from USA have increased 

slecply from 83 MT in 1992 - 93 to 196 MT in 1993- 94 and 
के संबंधित प्रायातकों को निर्धारित फार्म में विधिवत अपने 

above 300 MT in six months period of April - - September 
विचार लिख भेजने के लिए अलग से लिखा जा रहा है ताकि 1994. The weighted average CIF export price has declined 

from Rs. 27. 34 per kg. in 1992- 93 to Rs. 23 . 82 per kg . in 
ये उक्त विचार निम्नलिखित पते पर इस अधिसूचना की 

1993- 94 and Rs 20 . 78 per kg, in the six months period of 
तारीख से 40 दिनों के भीतर मिल जाएं : 

April - September 1994 , which alongwith the dumped jm 
ports from Russia and Brazil has forced the Indian industry 

to keep its selling prices to unremunerative level resulting 
डॉ० टी० एस विजयराघवन 

in huge losses . 
पदनामित प्राधिकारी 

5. There is a prima facie evidence that imports of Bis 
phenol- A originating from United States of America are at 

dumped prices and are causing material injury alongwith 
अपर सचिव 

dumped imports originating from Russia and Brazil to the 

Indian domestic industry . 
वाणिज्य मंत्रालय , 
उद्योग भवन 

6. I am, therefore, initiating anti- dumping investigation 

into the existence , degree and cffect of alleged dumping of 
नई दिल्ली - 110011 ( भारत ) 

Bisphenol- A originating from United States of America in 
accordance with Rule 5 ( 4 ) of the Customs Tariff ( Identifi . 

cation , Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty 
8. अन्य इच्छक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे 

on Dumped Article and for Determination of Injury ) Rules , 
आंध संबंधी अपने संगत विचार उपरोक्त पते पर समय सीमा के 1995 . 
अन्दर प्रस्तुत कर दें । 

7. The domestic industry in India producing the like goods, 

cxporters in United States of America, and importers in 
टी एस . विजयराघवन , पदनामित प्राधिकारी 

India known to be concerned are being addressed separately 

to make their views known in the form and manner pres 
एवं अपर सचिव cribed so as to reach me within 40 days of the date of this 

Notification at the following address • 
MINISTRY OF COMMERCE 

Dr. T . S. Vijayaraghawan, 
NOTIFICATION 

Designatod Authority 

and 
New Delhi, the 20th November , 1995 

Additional Secretary 
Subject :- --Initiation of anti - dumping investigation concern 

Ministry of Commerce 
ing import of Bisphenol- A from the United States 

Udyog Bhavan , 
of America . 

New Delhi-110011 (INDIA). 
No. 37 / ADD /IW / 95. --- In accordance with Rule 7 ( 1 ) of 

8 . Other interestod parties are advised to make their sub 
the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection 

missions relevapt to the investigntion in the prescribed form 
of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for 

and within the time limit at the above addre98 
Determination of Injury) Rules, 1985 an anti- dumping in 

T. S. VIJAYARAHGAVAN, Disignated Authority 
vestigation to determine the existence , degree and effect of 

and Addl. Secy. 


एवं 


- - - - -- - - -- 


- - - - - -- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


_ _ _ 
- - -- - - - - 


- - -- --- - - 


Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Maya Puri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054, 1995 


